सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र , 1938 ( श०) 


संख्या 374 राँची, गुरुवार , 


31 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

11 जनवरी , 2016 
संख्या - 3/ पद .- 01(क )- 01 / 2014 का० - 253 -- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी , गुमला के 
पद पर पदस्थापित श्री कुन्दन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 804 / 03, गृह जिला - हजारीबाग) 
की सेवा महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 

संख्या - 3/ पद.- 01 (क )- 01 / 2014 का - 254-- उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम , 
धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री कृष्ण कन्हैया राजहंस, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 851/ 03, गृह 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 31 मार्च, 20 16 
जिला - हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
श्री राजहंस को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद .- 01(क)- 01/ 2014 का - 255--जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री अनिल कुमार यादव , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला - गोड्डा ) की सेवा कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर 
निगम, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या - 3/ पद .- 01 (क )- 01 / 2014 का - 256 -- जिला परिवहन पदाधिकारी , चाईबासा के 
पद पर पदस्थापित श्री राज महेश्वरम, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- देवघर) की सेवा 
परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 
श्री महेश्वरम् को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद .-01(क )-01/ 2014 का - 257-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी , जामताड़ा 
के पद पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- राँची) की सेवा 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, घाटशिला के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 
श्री गर्ग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 

संख्या - 3/ पद .- 01 (क)- 01 / 2014 का - 258-- उप निदेशक, जनजातीय शोध संस्थान , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री चिन्टु दोराई बुरू, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला - पश्चिमी सिंहभूम ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , राजमहल के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
श्री दोराई बुरू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 

संख्या - 3/ पद.- 01 (क )-01/ 2014 का .. 259-- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर नारायण, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला 
गोपालगंज ) की सेवा महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची से 
वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है। 
श्री नारायण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 374 – 50 । 


